T - 33004/ 99 


REGD . NO . D . LL - 33004/ 99 


सत्यमेव जयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


. . 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PARTI Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 107 ] 

नई दिल्ली, सोमवार , अप्रैल 28 , 2003 / पैशाख 8, 1925 
No . 107 ] 

NEW DELHI , MONDAY , APRIL28 , 2003VAISAKHA 8, 1925 
कार्मिक , लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2003 
स. 13018712607 - अ. भा.से.-(1). - केन्द्र सरकार भारत के असाधारण राजपत्र, भाग -1, खण्ड 1, में प्रकाशित कार्मिक, लोक 
शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) भारत सरकार की दिनांक 15 दिसम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या 13018/7/ 2001 
अ. भा. से. - 1 तथा संशोधन अधिसूचना संख्या 13018/7 /2001 - अ. भा. से.- 1 दिनांक 16 - 4 - 2003 भाग -1, खण्ड - 1, असाधारण राजपत्र दिनांक 
16 -4 - 2003 में प्रकाशित, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 

(i) उक्त अधिसूचना में नियम संख्या 16 (4) के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित करती है : 

( 4 ) उम्मीदवारों की संस्तुति करते समय आयोग , सबसे पहले सभी श्रेणियों में रिक्तियों की कुल संख्या को ध्यान में रखेगा । संस्तुत उम्मीदवारों 
की इस कुल संख्या में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन उम्मीदवारों की संख्या घटा दी जाएगी, जो उप 
नियम ( 1) के परन्तुक के अनुसार पात्रता अथवा चयन मानदण्डों में किसी रियायत अथवा ढील का उपयोग किए बिना ही निर्धारित सामान्य अर्हक 
मानदण्डों या अधिक से योग्यता प्राप्त कर लेते हैं । आयोग , संस्तुत उम्मीदवारों की इस सूची के साथ - साथ उम्मीदवारों की समेकित आरक्षित सूची भी 
घोषित करेगा जिसमें प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत योग्यता क्रम में आखिरी संस्तुत उम्मीदवार से नीचे के सामान्य और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार शामिल 
होंगे । इन प्रत्येक श्रेणियों में उम्मीदवारों की संख्या, आरक्षित श्रेणी के उन उम्मीदवारों की संख्या के बराबर होगी जिन्हें उप -नियम ( 1) के परन्तुक 
के अनुसार पात्रता अथवा चयन मानदण्डों में किसी प्रकार की रियायत या ढील का लाभ प्राप्त किए बिना प्रथम सूची में शामिल किया गया था । 
आरक्षित सूची में , अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की प्रत्येक आरक्षित श्रेणी में से उम्मीदवारों की संख्या, प्रत्येक श्रेणी में 
प्रारम्भिक स्तर पर कटौती किए गए संबंधित उम्मीदवारों की संख्या के बराबर होगी । 

(ii ) उक्त अधिसूचना में नियम संख्या 17 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित करती है : 

17 . शारीरिक रूप में विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इस श्रेणी के उम्मीदवारों के संबंध में आयोग द्वारा नियम 
15 और 16 में यथानिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक अंकों में अपने विवेकानुसार ढील दी जा सकती है । 

बशर्ते कि जहां शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार , सामान्य अथवा अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग 
के लिए अपेक्षित संख्या में अपने ही योग्यता क्रम में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेता है तो आयोग द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 
आरक्षित रिक्तियों की संख्या से अधिक संख्या में उम्मीदवार, ढील दिए गए मानकों के आधार पर संस्तुत नहीं किए जाएंगे । 

के. के . शर्मा, डेस्क अधिकारी 


1209 GI/ 2003 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

{PARTI SEC . 1] 
MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 

(Departmentof Personnel and Training) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th April, 2003 
No. 13018 /7 /2001-AIS (1). — In the Rules for Civil Services Examination , 2002 published vide Notification No . 13018 / 
7 /2001 - AIS (I) dated the 15th December , 2001 in Part I, Section 1, of the Gazette of India , Extraordinary, dated the 15th 
December, 2001 and subsequent amendments vide Notification No . 13018 /7 /2001- AIS (1) dated 16th April, 2003, published 
in the Gazette of India , Extraordinary dated 16 -4 - 2003, the Central Government hereby makes the following further amend 
ments as follows : 

(i) The existing rule 16 (4)may be substituted by the following : - . 

“ While recommending the candidates, the Commission shall, in the first instance , take into accountthe totalnumber 
ofvacancies in all categories. This total number of recommended candidates shall be reduced by the number of candidates 
belonging to the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe and Other Backward Classes who acquire themerit at or above the 
fixed general qualifying standard without availing themselves of any concession or relaxation in the eligibility or selection 
criteria in termsof the proviso to sub - rule (1 ). Along with this list of recommended candidates, the Commission shall also 
declare a consolidated reserve list ofcandidates which will include candidates from general and reserved categories ranking 
in order of merit below the last recommended candidate under each category . The number of candidates in each of these 
categories will be equal to the number ofreserved category candidates who were included in the first list without availing 
of any relaxation or concession in eligibility or selection criteria as per proviso to sub - rule ( 1). Amongst the reserved 
categories, the number of candidates from each of the Scheduled Caste , the Scheduled Tribe and Other Backward Class 
categories in the reserve list will be equal to the respective number of vacancies reduced initially in each category." 

( ii) The existing rule 17 may be substituted by the following : 
“ 17 . The minimum qualifying marks as specified under rule 15 and 16 may be relaxable at the discretion of the 
Commission in favour of physically handicapped candidates in order to fill up the vacancies reserved for them : 
Provided that where a physically handicapped candidate obtains theminimum qualifyingmarks in his own merit in the 
requisite number for General, or the Scheduled Caste, or the Scheduled Tribe or Other Backward Class category 
candidates, then , the extra physically handicapped candidates, i.e. more than the number of vacancies reserved for 
them shall not be recommended by the Commission on the relaxed standards." 

K . K . SHARMA , Desk Officer 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


